172 


HARYANA GOVT . GAZ., MARCH 2, 2004 ( PHGN. 12 , 1925 SAKA ) 


[ PART I 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 20 फरवरी , 2004 


क्रमांक 409/ 252/1 -एल०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजन 
के बारे गांव निवादा, रेहडूवास , चदवाना, बिलोचपुरा और शाहजापुर, तहसील झज्जर, जिला झज्जर में डिच ड्रेन बुर्जी नं ० ० से बुर्जी न० 8700 

और बुर्जी नं 0 9400 से बुर्जी नं ० 24225 तक जो भिण्डावास लिंक ड्रेन के किलोमीटर 4.170 एवं कि ० मी ० 3.748 में गिरेगी के निर्माण के लिए 
जरुरत है ! यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप धारा 2 के खण्ड ग के साथ पठित धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए दी जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, कार्य में लगे सिंचाई विभाग के 
अधिकारियों/ कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने 
के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप धारा 2 के खण्ड ग के. अर्थों में तुरन्त महत्तव की है और चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा 2 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्धों में लागू नहीं होंगे । 

भूमि का नक्शा, प्लान जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, झज्जर जल सेवाएं 
मण्डल, झज्जर के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


- 


विदिदर्शन विशिष्टियां 


क्रमांक जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


दिशा रेक्टेंगल नं ०/किला नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


कुल 17947 फुट लम्बाई में माप वाली तथा 
चौड़ाई में परिवर्तनीय निम्नलिखित पूर्ण भाग किला 
नं ० से गुजरती हुई भूमि की एक पट्टी आमतौर 
पर भिण्डावास लेक बांध के साथ पड़ी हुई है , 
जैसा कि इन्डैक्स प्लान पर दर्शाया गया है । 


1. झज्जर 


झज्जर 


निवादा 


220 


0.83 


16 


1 . 


15 


5 , 4, 3, 2, 1. 


14 


5 . 


2. झज्जर 


झज्जर 


रेहडूवास 


219. 


2.03 


29 


5 . 


28 


21 . 


27 


25, 24, 16, 17/1/2, 18, 13/1/2 , 
14, 12/1 , 9 , 8 , 10 , 1 , 2. 


26 


5 . 


12 


21. 


13 


25, 24/2, 17 , 16 , 18/1, 13/1/2 , 
14, 12 , 9/ 1 / 2,8, 10 , 1 , 2 . 


- 


गैर मुमकिन 63, 224 , 259/2, 263. 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 2, 2004 ( PHGN. 12 , 1925 SAKA) 


173 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3. झज्जर 


झज्जर 


चढ़वाना 


218 


2.21 


43 


1 . 


42 


5 , 4 , 3. 


28 


22 , 19, 12, 9 , 2 . 


25 


22, 19, 12 , 9 , 2 . 


13 


22 , 19, 12, 9 , 2. 


27 


21. 


11 


22, 21... 


गैर मुमकिन 58 
1 , 2; 3/2 , 4/1/2 , 5 . 


4. झज्जर 


झज्जर 


बिलौचपुरा 


216 


4.87 


43 


44 


1/1/2 , 2 , 3, 4, 5/1/2 , 26 . 


. 


45 


1.2. 


35 


26, 22/1/2, 19/1/2, 12,9/ 1 , 2 . 


30 


22,23,24,25 / 2 . 


31 


21 , 22, 23, 24 , 25 , 


- 


33 


1,10,11/ 1 / 2,20 . 


32 


21. 


गैर मुमकिन 61 , 69, 71, 72, 271 , 
281,284,65 . 


5. झज्जर 


झज्जर 


शाहजापुर 


215 


3.83 


30 


20/ 2,21 . 


1,10 / 1/ 2, 11/1/2 , 20/1/2 , 21 . 


- 


45 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 , 22, 23 , 24 , 
25 . 


46 


21 , 22 , 23, 24 , 25 . 


- 


गैर मुमकिन 68, 80 , 226, 227 . 


कुल एकड़ : 13.77 


राज्यपाल , हरियाणा के आदेश द्वारा । 


. 


( हस्ता.). . ., 

अधीक्षक अभियन्ता , 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 20th February , 2004 
No. 409 /252 / 1- L .--- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification 
below is needed urgently by the P.W.D. Irrigation Department, Haryana ,which is a part of Governmentof Haryana at the 
public expenses, for a public purpose, namely, for constructing Ditch drain from RD 0 to 8700 and from RD 9400 to 
RD 24225 along Bhindawas Lake Bund outfalling at KM 4.170 and 3.748 Bhindawas Link Drain . It is hereby notified that 
the land described in the specification below is needed urgently for the above cited purpose . 


. 


174 


HARYANA GOVT. GAZ , MARCH 2, 2004 ( PHGN . 12 , 1925 SAKA ) 


[ PART 1 


The notification is made under the provision of Section 4 read with clause (C ) of Sub -section (2) of Section 17 of 
Land Acquisition Act 1894 for the information of the all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section ine Governor of Haryana hereby authorised the 
officers/officials with their subordinates and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and 
survey any land in the locality and do all the others acts required or permitted by that section . 

Further, whereas, the Governor of Haryana is as satisfied that the land to be required for the aforesaid purpose 
which is of urgent/importance within themeaning of clause (c ) of Sub -section (2) of Section 17 of the said act and 
whereas the Governor of Haryana is of the opinion the provision of Sub -section (2 ) of Section 17 of said act are thus 
applicable . It is hereby directed under the Sub - section 4 of Section 17 of the said act thatthe provision of Section 5 -A of 
the said act shall not apply is regard to this acquisition . 

The land plan be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Jhajjar 
and the Executive Engineer, Jhajjar Water Services Division , Jhajjar. 


Specifications 


S. District 


Tehsi] 


Village 


Hadbast 


Direction /Rectangle No./Killa No. 


Area in 
Acre 


No. 


No. 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring in length 17947 
ft . and varying in width laying along 
Bhindawas Lake Bund as shown on Index 
Plan passing through the fields numbers 
as under : 


1. Jhajjar 


Jhajjar 


Niwada 


220 


0.83 


16 


1 . 


15 


5,4,3,2,1. 


14 


5 . 


2 Jhajjar 


Jhajjar 


Redhuwas 


219 


2.03 


29 


5 . 


28 


21. 


27. 


25, 24, 16 , 17/1/2 , 18 , 13/1/2 , 
14,9, 8 , 10,1,2 . 


12 


1. 


26 


5 . 


12 


21. 


13 


25 , 24/2 , 17 , 16 , 18/1 , 13/1/2 , 
14 , 12 , 9/1/2, 8 , 10 , 1 , 2 . 


Gair Mumkin 63, 224,25912 , 263, 


3. Jhajjar 


Jhajjar 


Chadwana 


218 


2.21 


43 


1. 


5,4,3 


28 


22, 19,12,9,2 . 


25 


22 , 19, 12,9,2 . 


13 


22 , 19 , 12,9,2 . 


27 


21. 


11 


22 , 21. 


Gair Mumkin 58 


. 


PART 1 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 2, 2004 (PHGN . 12 , 1925 SAKA ) 


175 


formes 


2 


3 


4 


S 


6 


7 


4. Jhajjar 


Jhajjar 


Bilochpura 


216 


4.87 


43 


1,2,3/ 2 , 4 / 1/2,5 . 


44 


1/ 1 /2,2,3,4,5 / 1/2 , 26 . 


45 


1.2 . 


35 


26 , 22/112 , 19/1/2 , 12 , 9/1, 2 . 


30 


22 , 23, 24 , 2512 . 


31 


21, 22, 23, 24 , 25 . 


33 


1, 10 , 11/1/2 , 20 . 


32 


21. 


Gair Mumkin 61, 69, 71, 72 , 271 , 
281,284,65. 


5. Jhajjar 


Jhajjar 


Shahjahapur 


215 


3.83 


30 


20 /2,21. 


41 


1, 10/1/2 , 11/1/2 , 20 / 1/2,21. 


45 


1 , 10 , 11, 20, 21, 22 , 23 , 24 , 
25 . 


46 


21, 22, 23, 24 , 25 . 


Gair Mumkin 68 , 80 , 226 , 227 . 


Total : 13.77 Acres 


By Order Goverior of Haryana . 


(Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak . 


37171.- C.S. - H.G.P ., Chd . 


